than 


VE: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 4 16 राँची, मंगलवार । 

16 जून , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

8 जून, 2 0 15 
संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01 / 2015 का . 5028 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री जय प्रकाश झा , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 580 / 03, गृह जिला. मधेपुरा ) की सेवा राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी , 
चैनपुर ( गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


__ श्री झा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01 / 2015 का . 5029 -- जिला परिवहन पदाधिकारी , चाईबासा के पद पर 
पदस्थापित श्री नवीन कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 761/ 03, गृह जिला. गिरिडीह ) की सेवा परिवहन 
विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


___ श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 16 जून , 20 15 


संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01/ 2015 का . 5030-- अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर के पद पर पदस्थापित श्री 
नन्द किशोर लाल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 764/ 03, गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है। 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01/ 2015 का . 5031-- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री इश्तियाक अहमद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 769 / 03 , गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा 
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल ) विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर ( पश्चिमी सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


श्री अहमद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5032-- जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित मो0 शब्बीर अहमद, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक. 771/ 03 , गृह जिला. धनबाद) की सेवा परिवहन 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही 
( हजारीबाग) के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


मो0 अहमद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1(क) - 01 / 2015 का . 5033 -- जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री महेश कुमार संथालिया, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक . 785ए| 03 , गृह जिला. भागलपुर ) की 
सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, 
धनबाद सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री संथालिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 16 जून , 2015 
संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01 / 2015 का . 5034-- आवासीय दण्डाधिकारी , बोकारो के पद पर पदस्थापित 
श्री राकेश कुमार दूबे, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 791/ 03, गृह जिला. देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , चाईबासा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


श्री दूबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1( क)- 01 / 2015 का . 5035 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित 
श्री अखलेश कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 795 / 03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अनुमण्डल पदाधिकारी , गोड्डा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01 / 2015 का . 5036-- जिला कल्याण पदाधिकारी , जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती अर्चना मेहता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 799 / 03 , गृह जिला. पलामू की सेवा कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल 
( सरायकेला- खरसांवा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्रीमती मेहता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5037-- उप निदेशक , झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध 
संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रभात कुमार बरदियार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 800 / 03 ) की 
सेवा कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, 
कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री बरदियार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1(क)- 01 / 2015 का . 5038-- अवर सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती नीरज कुमारी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 808 सी / 03 , गृह जिला. गया ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, झूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 16 जून , 2015 


श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01/ 2015 का . 5039-- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मंजू रानी स्वाँशी , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक. 815/ 03 , गृह जिला. राँची) की सेवा 
समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, चास ( बोकारो) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्रीमती स्वाँशी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 3/ पद - 1(क)- 01 / 2015 का . 5040-- विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी , स्वर्णरेखा परियोजना, 
आदित्यपुर , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्रीमती नमिता कुमारी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 826 / 03 , 
गृह जिला. प0 सिंहभूम की सेवा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5041 -- जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित 
श्री राजेश कुमार साह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 828/ 03 , गृह जिला. पाकुड़) की सेवा कल्याण विभाग, 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उंटारी ( गढ़वा) के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री साह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


____ संख्या- 3/ पद- 1(क)- 01/ 2015 का . 5042-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा के पद पर पदस्थापित 
श्री आलोक कुमार, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 832 /03 , गृह जिला. लोहरदगा) की सेवा राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून , 20 15 
संख्या- 3/ पद- 1(क)- 01/ 2015 का . 5043-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री सुधीर कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 835 / 03, गृह जिला. धनबाद ) की सेवा 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल 
पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री गुप्ता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5044 -- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री अनुज कुमार प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 839/03, गृह जिला- राँची) की सेवा खाद्य, सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01 / 2015 का . 5045 -- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित मो0 सादात अनवर, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 839ए| 03, गृह जिला- पूर्णिया) की सेवा समाज 
कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


मो0 अनवर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5046-- विशेष दण्डाधिकारी, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री दीपक कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 840/ 03, गृह जिला. हजारीबाग) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5047 -- अवर सचिव , योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुनीता कुमारी चैरसिया, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 842 / 03 , गृह जिला. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 16 जून , 2015 


राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


श्रीमती चैरसिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1(क)- 01 / 2015 का . 5048 -- जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित 
श्री अमर कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 843/ 03, गृह जिला- डालटेनगंज) की सेवा परिवहन विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1(क )- 01 / 2015 का . 5049 -- जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , चतरा के पद पर पदस्थापित 
श्री जावेद अनवर इदरीसी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 845 /03, गृह जिला. पलामू ) की सेवा राजस्व एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका 
( गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री इदरीसी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5050-- अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री गौरांग महतो , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 855 /03, गृह जिला. प0 सिंहभूम) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर सरिया ( गिरिडीह ) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद- 1(क) - 01/ 2015 का . 5051 -- उप निर्वाचन पदाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री रामवृक्ष महतो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 860 / 03 , गृह जिला. राँची) की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर ( देवघर) 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून , 2 0 15 


श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1(क) -01 / 2015 का . 5052-- जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू के पद पर 
पदस्थापित मो0 मुमताज अली अहमद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 862 / 03, गृह जिला- हजारीबाग ) की 
सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी 
सिमरिया ( चतरा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


मो0 अहमद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01/ 2015 का . 5053-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर पदस्थापित 
श्री असीम किस्पोट्टा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 869/ 03 , गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री किस्पोट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1(क )- 01 / 2015 का . 5054-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के पद पर पदस्थापित 
श्री ज्ञान प्रकाश मिंज , झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 876 /03, गृह जिला. चतरा) की सेवा राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी 
( गिरिडीह) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री मिंज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क ) - 01/ 2015 का . 5055 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उटारी ( गढ़वा) के पद पर 
पदस्थापित श्री अरूण कुमार एक्का, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 877 / 03, गृह जिला- गुमला) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


श्री एक्का को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार, 16 जून , 2015 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01 / 2015 का . 5056-- अनुमण्डल पदाधिकारी , रंका , गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित प्रकाश, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 676 / 03, गृह जिला. राँची) को स्थानांतरित करते 
हुए उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या-3/ पद- 1(क)- 01 / 2015 का . 5057 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री पवन कुमार मंडल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 738ए / 03 , गृह जिला. भागलपुर) को 
स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु पंचायती राज एवं एन . आर. ई. पी . 
( विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है। 


संख्या- 3/ पद- 1( क)- 01 / 2015 का . 5058-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल के पद पर पदस्थापित 
श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक. 789 /03, गृह जिला. मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते 
हुए उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01 / 2015 का . 5059 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित 
श्री लियाकत अली, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 796/03, गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए 
उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01 / 2015 का . 5060/ -- अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
श्री जुल्फीकार अली, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 798/ 03 , गृह जिला- पलामू) को स्थानांतरित करते हुए 
उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1(क)- 01 / 2015 का . 5061 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , चतरा सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री सतीश चन्द्रा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 802ए| 03 ) को स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा 
समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है। 


संख्या- 3/ पद- 1(क)- 01 /2015 का . 5062-- अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर , गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती सीमा कुमारी उदयपुरी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 814/ 03, गृह जिला- पलामू) को 
स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 16 जून , 2015 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01 / 2015 का . 5063-- जिला कल्याण पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती मेनका, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 816/ 03, गृह जिला- पटना) की सेवा कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा अगले आदेश तक समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद - 1( क) - 01/ 2015 का . 5064-- अनुमण्डल पदाधिकारी , देवघर सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री जय ज्योति सामंता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 831 / 03, गृह जिला- बोकारो) को 
स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद- 1( क) - 01/ 2015 का . 5065-- अनुमण्डल पदाधिकारी , धालभूम, जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रेम रंजन , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 834 / 03, गृह जिला. धालभूम) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


संख्या- 3/ पद- 1(क) - 01/ 2015 का . 5066-- अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर , प0 सिंहभूम के पद 
पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार सिन्हा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 837 / 03, गृह जिला- राँची) को 
स्थानांतरित करते हुए उनकी सेवा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा जल 
संसाधन विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या 3/ पद- 1( क) - 01 / 2015 का . 5067-- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित 
श्री कृष्ण कन्हैया राजहंस , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 851 / 03 , गृह जिला. हजारीबाग ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है और उनका 
पदस्थापन कही नहीं हुआ है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में 
योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 16 – 50 | 


